MAN 


A 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 पौष, 1937 ( श०) 
संख्या 40 राँची, बुधवार 

____ 23 दिसम्बर , 2 0 15 ( ई० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


भाग 1- नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी 4 87-5 0 0 

और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ । 
भाग 1 - क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 
आदेश । 
भाग 1 - ख. मैट्रिकुलेसन, आई. ए., आई. एस - सी., बी. ए, 
बी. एस. सी., एम. ए., एम. ए. सी ., लॉ भाग ! और 
2 , एम . बी . बी . एस., बी . सी . ई.,डिप० इन- एड., 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 
भाग 1- ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 
भाग- 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
भाग- 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ 
एवं नियम आदि । 
भाग 3 - भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और 
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 
भारत गज़ट और राज्य गज़टों से उद्धरण । 


भाग- 4 - झारखण्ड अधिनियम 
भाग- 5 - झारखण्ड विधान सभा में पुरःअस्थापित 
विधेयक , उक्त विधान- मंडल में उप- स्थापित या 
उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान- मंडल में पुरःस्थापन के 
पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
भाग- 7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
एम . एस. और की अनुमति मिल चुकी है । 
भाग- 8 . भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 9 . विज्ञापन 
भाग- 9 क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग-9 . ख- निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, 
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 

इत्यादि । 
पूरक . . .. 
पूरक अ . 


488 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 23 दिसम्बर , 20 15 


भाग 1 


नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


झारखण्ड विधान सभा सचिवालय 


अधिसूचना 
23 फरवरी, 2015 


संख्या जि0परि०एवं पं0रा0स0 - 01 / 15 -38 / वि0स0| एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के 
लिए प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन 
नियमावली के नियम- 255 ( 1 ) के अधीन माननीय अध्यक्ष , झारखण्ड विधान- सभा द्वारा झारखण्ड 
विधान सभा की जिला परिषद एवं पंचायती राज समिति का गठन वर्ष 2015- 16 के लिए निम्न 
प्रकार से किया गया है. 


श्री दीपक बिरुवा 


स०वि०स० 


सभापति , 


श्री जयप्रकाश सिंह भोगता 


स०वि०स० 


सदस्य, 


श्री जानकी प्रसाद यादव 


स०वि०स० 


सदस्य , 


श्री दीपक बिरूवा, स0वि0स0 इस समिति के सभापति तथा सभा सचिव इसके 
सचिव होगें । 


समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष का होगा | 

मा0 अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 

सुशील कुमार सिंह, 

प्रभारी सचिव , 
झारखण्ड विधान- सभा, राँची । 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 23 दिसम्बर, 20 15 


489 


अधूिसचना 


23 फरवरी , 2015 
संख्या- सदा0स0-01/ 15- 40 / वि0स0 । सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया 
जाता है कि झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 223 (1 ) के अधीन 
वर्ष 2015- 16 के लिए विधान सभा की सदाचार समिति का गठन निम्न प्रकार किया है . 


1 श्री फूलचंद मंडल, स0वि0स0 सभापति 


2- श्री केदार हाजरा स0वि0स0 सदस्य 


3- श्री निरल पुरती स0वि0स0 सदस्य 
4 - श्री शशिभूषण सामाड स0वि0स0 सदस्य । 

i. श्री फूलचंद मंडल सवि0स0 इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके 
सचिव होंगे । 

ii. यह समिति मृत सरकारी सेवकों के उपादान,पेंशन एवं अनुकम्पा पर आधारित 
नियुक्तियों के मामलों को भी देखेगी । 

iii. समिति का कार्यकाल गठन की तिथि से एक वर्ष का होगा | 


मा0 अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 


सुशील कुमार सिंह, 

प्रभारी सचिव 
झारखण्ड विधान सभा, रांची | 


अधिसूचना 


23 फरवरी, 2015 ई01 


संख्या- शून्यकाल एवं गैर सरकारी संकल्प समिति- 02 / 2015- 44/ वि०स०एतद् द्वारा 
सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया 


490 

झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 23 दिसम्बर, 2015 
तथा कार्य संचालन के नियम- 233 एवं 198 के तहत् माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा ने 
वर्ष 2015-16 के लिए झारखण्ड विधान सभा की शून्यकाल एवं गैर सरकारी संकल्प समिति का 
गठन निम्न प्रकार से किया है: 


स0वि0स0 


सभापति 


(1) श्री रवीन्द्रनाथ महतो 
(2) श्री ढुलू महतो 
(3) श्री रामचन्द्र सहिस 


स0वि0स0 


सदस्य 


स०वि०स० 


सदस्य । 


श्री रवीन्द्रनाथ महतो, स0वि0स0 इस समिति के सभापति तथा सभा सचिव इस समिति 
के सचिव होंगे । 


स्मिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के लिए होगा । 


अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 

सुशील कुमार सिंह, 

प्रभारी सचिव , 
झारखण्ड विधान सभा , रांची | 


अधिसूचना 
23 फरवरी , 2015 


संख्या म0बा0स0 1/ 15 - 50/ वि0स0 एतद द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए 
प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 
264 के अधीन माननीय अध्यक्ष महोदय ने झारखण्ड विधान सभा की महिला एवं बाल विकास 
समिति का गठन वर्ष 2015-16 के लिए निम्न प्रकार किया है. 


1 श्रीमती जोबा माँझी , स0वि0स0 सभापति 


2 -श्रीमती गीता कोड़ा स0वि0स0 सदस्य 


3-श्रीमती निमला देवी स0वि0स0 सदस्य 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार , 23 दिसम्बर , 20 15 


491 


श्रीमती जोबा माँझी, स0वि0स0 इस समिति की सभापति एवं सभा सचिव इसके 
सचिव होंगे। समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से समिति के अगले गठन 
तक होगा | 


मा0 अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 

सुशील कुमार सिंह, 

प्रभारी सचिव 
झारखण्ड विधान सभा , रांची | 


अधूिसचना 


24 जुलाई, 2015 
संख्या- ध्या0 एवं अना0प्र0- 04/ 2015 - 956 /वि0स0। एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के 
के लिए प्रकाशित किया जाता है कि दिनांक 19 मार्च,2015 को सदन में श्री शिवशंकर उराँव एवं 
अन्य स0वि0स0 की गुमला जिले में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अधीन वर्ष 2010 - 11 से 2013 
14 तक में निर्मित सड़कें , पुल- पुलियों के निर्माण कार्य की जाँच कराकर निर्माण कार्य पूरा कराने 
एवं निर्माण में बरती गई कथित अनियमितताओं के लिए दोषी लोगों पर कार्रवाई करने विषयक 
ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार के उत्तर एवं सदन में हुए वाद- विवाद के आलोक में उपर्युक्त 
विषय की जाँच एवं प्रतिवेदन हेतु झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के 
नियम- 223 (1) के अधीन अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा द्वारा गठित विशेष समिति का कार्यकाल 
एक माह अर्थात् दिनांक- 23 अगस्त , 2015 तक के लिए विस्तारित किया जाता है । 


अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 


तेजनारायण पाण्डेय, 

संयुक्त सचिव , 
झारखण्ड विधान- सभा, राँची । 


492 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार , 23 दिसम्बर, 20 15 


अधूिसचना 


30 जुलाई , 2015 
संख्या - ध्या0 एवं अना0प्र0- 03 / 2015- 1004/ विण्स । एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी 
के लिए प्रकाशित किया जाता है कि दिनांक - 04 मार्च,2015 को सदन में श्री राधाकृष्ण किशोर 
एवं अन्य स0वि0स0 की राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स), राँची में व्याप्त अव्यवस्था को दूर 
करने विषयक ध्यनाकर्षण सूचना पर सरकार के उत्तर एवं सदन में हुए वाद- विवाद के आलोक में 
में उपर्युक्त विषय की जाँच एवं प्रतिवेदन हेतु झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन 
संचालन के नियम- 223 (1 ) के अधीन झारखण्ड विधान सभा द्वारा झारखण्ड विधान सभा सचिवालय 
सचिवालय के अधिसूचना सं0 - ध्या0 एवं अना0 - 03 / 15-142 / वि0स0, राँची, दिनांक- 17 मार्च, 2015 
द्वारा गठित विशेष समिति का कार्यकाल इससे संबंधित पूर्व की अधिसूचना सं0 - 669 ,दिनांक 
16 जून, 2015 के क्र में अगले एक माह अर्थात् दिनांक . 14 अगस्त, 2015 तक के लिए 
विस्तारित किया जाता है । 


अध्यक्ष, झारखण्ड विधान- सभा के आदेश से , 

( तेजनारायण पाण्डेय 

संयुक्त सचिव, 
विधान सभा, राँची । 


. 


. 


. 


अधूिसचना 


05 अक्टूबर , 2015 


संख्या ध्या0 एवं अना0प्र0-07/ 2015 -1459/ वि0स0 । एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी 
के लिए प्रकाशित किया जाता है कि दिनांक- 26 मार्च, 2015 को सदन में श्री स्टीफन 
मराण्डी, स0वि0स0 की झारखण्ड सरकार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के 
कर्मियों को दी जानेवाली प्रोन्नति में कथित रूप से अनियमितता बरते जाने विषयक 
ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार के उत्तर एवं सदन में हुए वाद-विवाद के आलोक में उपर्युक्त 
विषय की जाँच एवं प्रतिवेदन हेतु झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार , 23 दिसम्बर , 20 15 


493 


नियम- 223 (1) के अधीन अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा द्वारा झारखण्ड विधान सभा के अधिसूचना 
अधिसूचना संख्या ध्या0 एवं अना0प्र0-07/ 2015- 188/वि0स0, राँची, दिनांक 07 अप्रैल, 2015 तथा 
अधिसूचना संख्या- 862 , दिनांक 6 जुलाई , 2015 द्वारा गठित विशेष समिति का कार्यकाल दिनांक 
31 दिसम्बर , 2015 तक के लिए विस्तारित किया जाता है । 


अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 


शिशिर कुमार झा , 

संयुक्त सचिव, 
झारखण्ड विधान सभा , राँची । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


शुद्धि - पत्र 

12 अक्टूबर , 2 0 15 । 
संख्या- स030स0- 01 /2015- 1498 / वि0स0, झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य 
संचालन के नियम- 241 (1) के अधीन वर्ष 2015- 16 के शेष अवधि के लिये सरकारी उपक्रमों संबंधी 
समिति के सभापति के रूप में श्री राज किशोर महतो, स0वि0स0 के मनोनयन संबंधी निर्गत 
अधिसूचना संख्या- 1377,दिनांक- 16 सितम्बर , 2015 में सरकार उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्य 
के रूप में अधिसूचना की प्रति में श्री राज सिन्हा, स0वि0स0 के नाम का पुनरावृत्ति हो गया है । 
श्री सिन्हा के एक नाम को विलोपित समझा जाय तथा उसके स्थान पर श्री विकास कुमार 
मुण्डा, स0वि0स0, सदस्य, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति पढ़ा जाय । 


उक्त विषयक पूर्व में निर्गत अधिसूचना को इस हद तक संशोधित माना जाय । 


झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 

नन्दलाल प्रसाद , 

उप सचिव , 
झारखण्ड विधान - सभा , राँची । 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


494 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार , 23 दिसम्बर , 2015 


अधूिसचना 

07 अक्टूबर, 2015 
संख्या- 01स्था0-49 / 2014- 3931 /वि०स०। सभा सचिवालय के अधिसूचना संख्या-525 , दिनांक 
13 फरवरी, 2015 द्वारा उप सचिव के पद पर प्रोन्नत श्रीमती रीता बसावतिया, वर्तमान उप 
सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को प्रोन्नति विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा प्राप्त नहीं 
नहीं रहने के कारण तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है | 
ii श्रीमती रीता बसावतिया की प्रोन्नति संबंधी विषय को विभागीय प्रोन्नति समिति के 
विचारार्थ सौंपी जा रही है । 
iii श्रीमती रीता बसावतिया अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अवर सचिव के पद पर बनी 
रहेंगी एवं तनुसार अवर सचिव पद का वेतन , भत्ता आदि प्राप्त करेंगी । 

माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 

नवीन कुमार , 

उप सचिव, 
झारखण्ड विधान- सभा , राँची । 


अधिसूचना 

05 नवम्बर, 2015 
संख्या- जनसंपर्क - 02. 242 1 / वि0स0। सर्व साधारण के जानकारी के लिए यह प्रकाशित 
किया जाता है कि अधिसूचना संख्या. 286 ,वि0स0, दिनांक- 25 फरवरी, 2015 के क्रम में 
संख्या- 20 पर उद्धत श्री अरविन्द पाण्डेय के स्थान पर श्री उदय चौहान, खबर मंत्र को माननीय 
अध्यक्ष , झारखण्ड विधान सभा ने शेष अवधि के लिए प्रेस सलाहकार समिति का सदस्य 
मनोनीत किया है । 

माननीयअध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 

विनय कुमार सिंह, 

प्रभारी सचिव , 
झारखण्ड विधान सभा, राँची । 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 23 दिसम्बर, 20 15 


495 


श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग , 


अधिसूचना 

___ 14 दिसम्बर , 2015 
एस०ओ०. 72 

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम , 
१९९६ ( १९९६ का २७) की धारा- ३२ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड के राज्यपाल 
राज्यपाल भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवाशर्त विनियमन) झारखंड 
नियमावली, २००६ में निम्नलिखित संशोधन करतें है: . 
१. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ . 
( i) यह नियमावली भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवाशर्त 

विनियमन ) झारखंड ( संशोधन) नियमावली, २०१५ कही जाएगी । 
(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखंड राज्य में होगा | 

(ii) यह शासकीय राजपत्र में अधिसूचना की तिथि से लागू होगा | 
२. नियम - २४५ का संशोधन . 
नियमावली के परंतुक में निम्नलिखित उपबंध अंतर्स्थापित किए जाएंगे :: 

बशर्ते कि इस नियमावली में कोई भी प्रावधान होते हुए वैसे मामले जहां सरकार 
ऐसा विहित करें , ऐसे विहित किए गए प्रपत्र में ऑनलाइन विवरणी दाखिल की जाती है, 
प्रत्येक वर्ष के ३० जून तक ऑनलाइन विवरणी दायर किया जाना आवश्यक होगा । 

परंतु यह और कि सरकार पंजियों तथा अभिलेखों का कम्प्यूटरीकृत या डिजिटल 
रूप विधान ( फार्मेट) में संधारित किया जाना, अनुज्ञात कर सकेगी । 
( संख्या- ०२ टी२ -१०७५ २००१ खंड संचिका- । ।। श्र०नि० २१९८ रांची दिनांक १४ दिसम्बर , 

२०१५) 

झारखंड राज्यपाल के आदेश से , 

हब -( अस्पष्ट 

सरकार के अवर सचिव । 
एस०ओ०.72 दिनांक 14 दिसम्बर, 2015 का अंग्रेजी भाषा में निम्नांकित अनुवाद 
झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय 
संविधान के अनुच्छेद- ३४८ के खण्ड. ३ के अधीन अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा 
जाएगा । 


496 


SIR QUS JGIC (HTERUT) TEOR , 23 FGHER , 2015 


NOTIFICATION 


14 December, 2015 
S . O .72 

In exercise of the powers conferred by section 62 and section 40 of The Building and 
Other Construction Workers (Regulation of Employment and Condition of Service ) Act, 1996 (27 
of 1996 ) the Governor of Jharkhand is pleased to make the following amendments in the 
Jharkhand Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Condition 
of Service ) Rules . 
1. (i) Short Title , extent and commencement - These Rules may be called The Building and 

Other Construction Workers (Regulation of Employment and Condition of Service ) 

Jharkhand (Amendment) Rules, 2015 . 
( ii) It shall extend to the whole State of Jharkhand . 

( iii ) It shall come into force from the date of publication in official gazette . 
2 . “Amendment of Rule , 245 of the main rule ” :- At the end of the para following provisions 

shall be inserted : 
" Provided further that notwithstanding the provisions contained in this Rule in such cases 
where online Annual Return is filed in such format as may be prescribed by the 
Government for the purpose it may be filed only for the period not later than 30th June of 
every year." 

Provided that the Government, by order , may devise or notify consolidated forms for 
maintaining registers and records in lieu of the formsprescribed in these rules. 

Provided further that the Government may allow the registers and records to be 
maintained in computerized or digital formats.” 


[File No -2 / T2 - 1075 / 2001 Part File - 111 L & E-2198 Ranchi, dated - 14 december, 2015 ] 


By order of the Government of Jharkhand , 


Sd /-(illigible), 
Under Secretary to Government. 


IIIIIIIIII 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार , 23 दिसम्बर , 20 15 


497 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 

03 नवम्बर, 2015 
संख्या- 1/विविध- 852/ 2013 का . . 9590 / श्री शैलेन्द्र भूषण, भा. प्र.से . ( झाः2000 ), विशेष 
सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को अखिल भारतीय सेवाएं 
( छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10 , 11,12, 13, 15 एवं 20 के तहत दिनांक 17 अगस्त , 2015 
से 26 अगस्त, 2015 तक कुल 10 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति एल0टी0सी0 उपभोग 
हेतु घटनोत्तर रूप से दी जाती है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

सुमन कुमार , 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधिसूचना 

06 नवम्बर, 2015 
संख्या- 13/ वरीय नि0 सं0.58/ 2015 का0 9744 / श्री भवेश चन्द्र झा , सेवानिवृत्त पीठासीन 
पदाधिकारी, मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण , हजारीबाग को झारखण्ड वरीय न्यायिक 
सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली, 2001 के नियम-7(a ) के आलोक में उनके 
झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर नियमित प्रोन्नति 
के पश्चात् प्रभार ग्रहण की तिथि से रू . 500/- (पाँच सौ रूपये मात्र) की वेतन वृद्धि की स्वीकृति 
दी जाती है । 

____ 2. श्री झा की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में नियमित प्रोन्नति की प्रभावी तिथि 
20 दिसम्बर, 2003 है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

सुमन कुमार, 
सरकार के विशेष सचिव | 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


498 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 23 दिसम्बर , 20 15 


अधिसूचना 
10 नवम्बर , 2 0 15 


संख्या-3/ नि0 सं0 -9.115 / 20 14 का . 9852 / झारखण्ड प्रशासनिक सेवा की श्रीमती 
सुचित्रा सिन्हा, निदेशक, पर्यटन निदेशालय, पर्यटन, कला संस्कृति , खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग , 
झारखण्ड सरकार को दिनांक 05 .09.20 15 से 14 सितम्बर , 2015 तक उपार्जित अवकाश 
झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227 , 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

एच0 के0 सुधांशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


अधिसूचना 


10 नवम्बर , 2015 
संख्या-4/ नि०सं०. 12 - 15/ 20 15 का .. 9875 | झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के श्री शंकराचार्य 
सामद, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, खरसावाँ को ( क ) दिनांक 29 अगस्त, 2014 से 
23 सितम्बर , 2014 तक उपार्जित अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227 , 
230 एवं 248 के तहत् एवं ( ख), दिनांक 24 सितम्बर, 2014 से 30 सितम्बर , 2014 तक 
रूपांतरित अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 234 के तहत् स्वीकृत किया 
जाता है | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

एच० के० सुधांशु, 
सरकार के अवर सचिव | 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 23 दिसम्बर, 20 15 


499 


अधिसूचना 

09 दिसम्बर , 2015 
संख्या- 1/ विविध- 803 / 06 खंड । का . . 10439 / श्रीमती मृदुला सिन्हा, भा. प्र.से. ( झाः86 ), 
महानिदेशक, राज्य पोषण मिशन ( महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड ) 
को अखिल भारतीय सेवाएं ( छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10 , 11,12, 13, 15 एवं 20 के तहत 
दिनांक 17 अक्टूबर , 2015 से 28 अक्टूबर , 2015 तक कुल 12 दिनों के अतिरिक्त उपार्जित 
अवकाश की स्वीकृति घटनोत्तर रूप से दी जाती है । यह स्वीकृति उन्हें पूर्व में 
05 अक्टूबर, 2015 से 16 अक्टूबर , 2015 तक स्वीकृत उपार्जित अवकाश ( Ex-India Leave ) के 
क्रम में दी जाती है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

सुमन कुमार , 
सरकार के विशेष सचिव । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


अधिसूचना 
14 दिसम्बर , 2015 


संख्या-3/ नि0सं0- 09- 46 / 2015 का . 10541 | झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के श्री संजय कुमार , 
सम्प्रति जिला भू- अर्जन पदाधिकारी , लातेहार को दिनांक 26 अगस्त, 2015 से 
21 सितम्बर , 2015 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 
के तहत् स्वीकृत किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

एच0 के0 सुधांशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


500 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 23 दिसम्बर , 20 15 


अधिसूचना 
15 दिसम्बर , 2 0 15 


संख्या-3/ नि0सं0- 09 -2 5/ 2 0 15 का . 10624 | झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के श्री अखलेश 
कुमार सिन्हा,जिला भू- अर्जन पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम , जमशेदपुर को दिनांक 12 जून , 20 15 से 
12 जुलाई, 20 15 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227 , 230 एवं 248 
के तहत् स्वीकृत किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

एच0 के0 सुधाँशु , 
सरकार के अवर सचिव | 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


अधिसूचना 

18 दिसम्बर, 2015 
संख्या- 1/ विविध- 860/ 2013 खण्ड का . . 10756 / श्री डॉ . प्रदीप कुमार, भा . प्र. से. ( झा : 91 ), 
परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद् , रांची को अखिल भारतीय सेवाएं 
( छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10,11 ,12, 13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 28 दिसम्बर , 2015 
से 08 जनवरी, 2016 तक कुल 12 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति मुख्यालय छोड़ने 
की अनुमति के साथ दी जाती है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

सुमन कुमार, 
सरकार के विशेष सचिव । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( साधारण) 40 - 50 + 200 | 


